निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 भाद्र 1932 ( श ) 
( संo पटना 656 ) पटना, मंगलवार , 7 सितम्बर 2010 


राजस्व पर्षद 


- - - - - - 


अधिसूचना 

3 सितम्बर 2010 
सं0 3 / सी05 - 296 / 08 ( खंड संचिका) - 1068 — बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार अधिनियम,II, 
1915) की धारा - 90 द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद , बिहार , अधिसूचना संख्या 23 - 137 - 2, 
दिनांक 29 अप्रील 1919 जिसे दिनांक -7 मई 1919 के बिहार एण्ड उड़ीसा गजट भाग - 2 के पृष्ठ - 670 - 700 पर 
प्रकाशित किया गया एवं अधिसूचना संख्या - 23 / 237 - 2 / 86 - 1, दिनांक 31 मार्च 1986, अधिसूचना 
संख्या- 2 / 23 - 4 / 86 - 1, दिनांक 28 जून 1986 , अधिसूचना संख्या - 2 / 23 - 19 / 86 - 2, दिनांक 27 मार्च 1987 एवं 
अधिसूचना संख्या 421, दिनांक 24 मार्च 2004 द्वारा संशोधित नियम - 107 से संलग्न अनुज्ञप्ति शुल्क के मापम्पन में 
निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: 

संशोधन 
स्वतंत्र बीयर बार के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क का मापम्पन । 
1. स्वतंत्र बीयर बार के लिए वार्षिक अनुज्ञप्तिशुल्क अग्रिम रूप में निम्नलिखित दर से देय होगाः 
( क ) पटना शहर के लिए ............ रू0, 4,00 ,000 . 00 ( चार लाख) रूपये प्रतिवर्ष । 
( ख) एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों के लिए .... ... रू0, 3,00, 000 . 00 (तीन लाख ) 

रूपये प्रतिवर्ष । 
(ग) कमांक -(क ) एवं ( ख) को छोड़कर अन्य शहरों के लिए ............ रू0, 2,00, 000. 00 ( दो लाख ) 

रूपये प्रतिवर्ष। 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 सितम्बर 2010 


( घ) ग्रामीण क्षेत्र के स्थानों के लिए ............. रू0, 1,50 ,000. 00 ( डेढ़ लाख) रूपये प्रतिवर्ष । 
2. यह संशोधन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा । 

राजस्व पर्षद , बिहार के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 

संयुक्त सचिव । 
3 सितम्बर 2010 
सं0 3 / सी05 - 296 / 08 ( खंड संचिका ) 1068 का राजस्व पर्षद , बिहार की अधिसूचना संख्या सं0 
3 / सी05 - 296 / 08 ( खंड संचिका) 1068, दिनांक 3 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी में निम्नांकित अनुवाद, राजस्व पर्षद, 
बिहार के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद - 348 के खंड ( 3) के 
अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

राजस्व पर्षद, बिहार के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 

संयुक्त सचिव । 
The 3rd September 2010 
No.- 3 /C5 -296 /08 (Part file )- 1068 — In exercise of powers conferred by section - 90 
of the Bihar excise Act, 1915 ( Act, II, 1915 ), the Board of Revenue, Bihar has been 
pleased to amend the scale of license fee appended to rule -107 published in Board s 

Notification No . 23 - 137 - 2 dated 29th April, 1919 on pages 670 - 700 of part II of the Bihar 
and Orissa Gazette , dated 7th May , 1919 and amended by Boards Notification No. 
23 / 237 - 2 /86- 1 , dated 31 March 1986 ; No . 2/ 23 - 4 /86- 1 , dated 28th June 1986 ; No . 2/ 23 
19/ 86 - 2, dated 27th March 1987 and No . 421 , dated 24th March 2004 . 

AMENDMENT 

Scale of fee for Independent Beer Bar 
1 . The annual license fee for the Independent Beer Bar shall be payble in advance 
at the following rates : 

( A ) For Patna town -- -- --- -- -- Rs. 4, 00 , 000. 00 ( Four Lacs ) per annum. 
( B ) For towns having population of one Lakh and above --- --- -- --- Rs. 

3 , 00 , 000 .00 ( Three Lacs ) per annum. 
(C ) For other towns except above (A ) and (B ) ----------- Rs. 2,00,000 . 00 ( Two 

Lacs ) per annum . 
( D ) For places of rural areas ----------- Rs. 1,50, 000. 00 ( One Lacs Fifty 

Thousand ) per annum . 
2. This amendment notification shall come into force from the date of its 
publication in the State official Gazette . 

By order of Board of Revenue, Bihar 

Sd ./-Illegible, 
Joint Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 656 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


